निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 404 ) 


17 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 मई 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
7 मई 2014 


सं0 बी1 - 3 - 44 / 2014 - 55 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में 
निम्नलिखित घोषणा ( प्ररूप 21क ), जिसमें बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये 
गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


हुसैन यूसुफ रिज़वी, 


संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 मई 2014 

प्ररूप 21 क 

नियम 11 (1) देखिए , 

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1951 की धारा - 53 की उप - धारा ( 2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम - 11 के उप - नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 53 की 
उप - धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 


1 


अप 


|N 


शाही 


| 


क्रमांक । नाम 

पता 

पार्टी नाम 
| अशोक चौधरी, महावीर लेन, महावीर विला, पूर्वी बोरिंग | जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं । 

कैनाल रोड़, पटना - 800 001 
2 कृष्ण कुमार सिंह पहुई कोठी, महरानी रोड़, गया - 823 001 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
प्रशान्त कुमार शाही बिल्डिंग , शाही लेन, एस0पी0वर्मा रोड़, | जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए है । 

जी0पी0ओ0, पटना - 800001 
संजय प्रकाश बी0 - 12, आश्रय अपार्टमेंट, आरा गार्डन, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

बेली रोड़ जगदेव पथ, पो0 - बी0पी0 कॉलेज , 

पटना - 800014 
सतीश कुमार महल्ला - बलुआ टाल, वार्ड नं0 - 28 , जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए गए है । 

मोतिहारी, पोस्ट - मोतिहारी, थाना - टाउन , 

थाना - मोतिहारी, जिला - पूर्वी चम्पारण 
सूरज नन्दन 204 , मीना कम्पलेक्स, रामपुर रोड़ , जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
प्रसाद 

पो0 - महेन्द्रु, पटना- 800 006 
सोनेलाल मेहता ग्राम - उतरी हाजीपुर, वार्ड नं0 - 13 , जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए है । 

पोस्ट - खगड़िया, नगर परिषद् खगड़िया , 

जिला - खगड़िया 
8 मो0 हारूण रशीद सुपौल वार्ड नं0 - 11, पोस्ट - सुपौल , | जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए है । 

थाना - सुपौल, जिला - सुपौल , बिहार 
| हीरा प्रसाद बिन्द ग्राम - इन्दौत , बभनबरूई का टोला, कुर्मिया । जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए है । 

बिगहा, पोस्ट - कामता, थाना -हिलसा, 

जिला - नालन्दा 
उस सदन में 09 ( नौ ) सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवासान पर 06 मई , 2014 को सेवानिवृत हो रहे हैं , स्थानों को भरने के 
लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना । 
दिनांक : 13 मार्च, 2014 

फूल झा , 

रिटर्निंग ऑफिसर । 
FORM- 21A 
(For use in Biennial Election when seat is uncontested ) 

[See rule ( 1 ) ] 
Declaration of the result of Election under Sub - section ( 2 ) of section-53 of the 
Representation of the People Act, 1951 

Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative 
Assembly . 
In pursuance of the provisions contained in Sub -section ( 2 ) of section-53 of the 
Representation of People Act, 1951 read with sub rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of 
Election Rules 1961, I declare that : 
Name Address 

Party 
No . 
Ashok 

Mahavir lane , Mahavir Villa , Sponsored by Indian National 
Choudhary East Boring Canal Road , Congress 

Patna- 800001 


SI. 


Rask JGIC ( 31HTTPUT), 7 H $ 2014 


3 


5 


Krishan Panduai Kothi, Maharani Sponsored by Bharatiya Janata 
Kumar Singh Road , Gaya - 823001 

Party 
Prashant Shahi Building, Shahi Lane, Sponsored by Janata Dal (United ) 
Kumar Shahi S . P . Verma Road , G . P . O . 

Patna - 800001 
Sanjay 

B - 12 , Aashray Apartment, Sponsored by Bharatiya Janata 
Prakash Ara Garden , Bailey Road , Party 

Jagdeo Path , Post- B . V . 

College, Patna - 800014 
Satish Kumar Mohalla - Balua tal, Ward No - Sponsored by Janata Dal (United ) 

28 , Motihari, Post-Motihari, 
P . S . Town Thana Motihari , 

Dist- East Champran 
Suraj Nandan 204 , Meena complex , 

Sponsored by Bharatiya Janata 
Prasad Rampur Road , Post 

Party 
Mahendru , Patna - 800006 
Sonelal Mehta Vill-North hajipur, Ward No- Sponsored by Janata Dal (United ) 

13 , Post-Khagaria , Nagar 
Parishad Khagaria , District 

Khagaria 
Md. Haroon SupaulWard No - 11, Post Sponsored by Janata Dal (United ) 
Rashid 

Supaul, P . S + Dist- Supaul, 

Bihar 
| Hira Prasad Vill -Indaut, Babhanbarui ka Sponsored by Janata Dal (United ) 
Vind 

tola , Kurmiya Bigha , Post 
Kamta , P . S .-Hilsa, Dist 
Nalanda 


7 


9 


have been duly elected to fill the seats in that House of nine (09 ) members retiring on 06 -05 
2014 on expiration of their term of Office . 
Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna 
Date : 13th March , 2014 

PHUL JHA , 
Returning Officer. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC (HHTERUT ) 404 -571 + 300 - STOTOcto 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


